रजिस्ट्री सं० डीगाल - 33004/ 96 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 96 


। 


. 


. 


. 


" TH 


-: 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


F 


~ 


भाग II . -- खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PART II Section 3.....Sub -section ( li ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 28 ] 
No. 28 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 1997 / पौष 24 , 1918 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 1997/PAUSA 24, 1918 


%3D 


%3D 


वस्त्र मंत्रालय 

, आदेश 

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1997 
का . आ . 36 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, वस्त्र (विकास तथा विनियमन ) आदेश , 1993 में और अधिक संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात : 


1. ( 1 ) यह आदेश वस्त्र (विकास तथा विनियमन ) ( संशोधन ) आदेश, 1997 कहा जा सकेगा। 

( 2 ) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा । 
2. वस्त्र (विकास तथा विनियमन ) आदेश , 1993 में , 
( क ) भाग -III के बाद निम्नलिखित भाग शामिल किया जाएगा, अर्थात् : 

" भाग- IIक 
7. क . परिभाषा - इस भाग में जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक --- 
( क ) " रंजक तथा रसायन से तात्पर्य वस्त्र आयुक्त द्वारा समय - समय पर यथा अधिसूचित फैब्रिकायार्न के संसाधन के लिए प्रयुक्त 

विभिन्न प्रकार के रंजकों तथा रसायनों से है । 
( ख ) " छूट प्राप्त प्रसंस्करण एकक " से तात्पर्य इस भाग के अंतर्गत किसी ऐसे एकक से है जो कि नीचे सूचीबद्ध अनुसार दैनिक 

उत्पादन से अधिक अनुसंधान तथा विकास अथवा प्रतिदर्शी अथवा शिल्प कार्य करता है : 
( 1 ) कपास, रेयन अथवा उनके मिश्रित खुने हुए फैब्रिक्स का 15,000 कि . ग्रा . प्रति माह से कम प्रसंस्करण करना । 
( 2 ) कपास , रेयन अथवा उनके मिश्रित निटिड फैब्रिक्स का 6, 000 कि . ग्रा. प्रति माह से कम प्रसंस्करण करना । 
( 3 ) कपास, रेयन तथा नायलोन यार्न का 6,000 कि . ग्रा . प्रति माह से कम प्रसंस्करण करना । 
( 4 ) रेशम तथा/ अथवा ऊनी यार्न का 750 कि . ग्रा . प्रति माह से कम प्रसंस्करण करना । 
( 5 ) ऐसा प्रसंस्करण एकक जो कि मिश्रित सामग्री का 3000 कि . ग्रा. प्रति माह से कम प्रसंस्करण करता है तथा जो उपर्युक्त में 

शामिल नहीं है । 


97GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II- -- SEC. 3(ii)] 


( ग ) " गैर - पारिस्थितिकी- अनुकूल रंजक तथा रसायनों " से तात्पर्य समय - समय पर वस्त्र आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित अनुसार रंजकों 

तथा रसायनों से है । 
( घ ) " उत्पादन " से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के प्रसंस्करण एककों के ऐसे अधिकतम उत्पादन से है जो कि समय - समय पर वस्त्र आयुक्त 

द्वारा यथा अधिसूचित किया गया है । 
( 5 ) " प्रसंस्करण " से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के प्रसंस्करण, परिष्करण आदि से है जो वस्त्र आयुक्त द्वारा समय - समय पर यथा अधिसूचित 

किए गए हैं । 
( च ) " प्रसंस्करण मशीन " से तात्पर्य ऐसी मशीनों से है जो कि समय - समय पर वस्त्र आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित की गई हैं । 
( छ ) “ प्रसंस्करण एकक " से तात्पर्य कपड़े अथवा यार्न, अथवा फाइबर के उत्पादन के बाद अनुषंगी प्रक्रियाएं कार्यान्वित करना है जैसे कि 

किसी उपकरण पर माप लेना, झुलसाना, मांजना, चिपचिपाहट हटाना, विरंजन करना, वस्त्र व्यापार करना, रंगाई करना, छपाई करना , 
निर्माण करना, उत्कीर्ण करना । 

प्रसंस्करण एकक 
7. ख. प्रसंस्करण एकक की स्थापना पर सूचना ज्ञापन देना : 
( 1 ) प्रत्येक व्यक्ति को " वस्त्र प्रसंस्करण एकक ", हस्त प्रसंस्करण अथवा यांत्रिकृत प्रसंस्करण एकक, जो कि किसी केन्द्रीय अथवा राज्य 
के कानून के प्रावधानों के अध्यधीन है , की स्थापना के समय वस्त्र आयुक्त , मुंबई को प्रपत्र -1 में एक सूचना ज्ञापन देना होगा जिसमें समय 
समय पर वस्त्र आयुक्त द्वारा अधिसूचित अनुसार " उत्पादन " के संदर्भ में वह श्रेणी तथा वर्ग भी निर्दिष्ट हो जिसमें कि वह एकक आता है : 

बशर्ते कि इस भाग के पाक्य 7 - क ( ख ) में परिभाषित किए गए छूट प्राप्त प्रसंस्करण एककों के मामले में इस उपखण्ड में निहित कुछ 
भी लागू नहीं होगा । 
( 2 ) सूचना ज्ञापन वस्त्र आयुक्त , मुंबई को उपयुक्त प्रसंस्करण एकक की स्थापना के 30 दिन के भीतर देना होगा । 
( 3 ) सूचना ज्ञापन के साथ 1000/ - रु. ( एक हजार रुपए मात्र ) का एक बैंक मांग ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो कि वस्त्र आयुक्त के पक्ष 
में मुंबई में भुगतान योग्य हो । 
( 4 ) इस प्रकार भुगतान की गयी राशि वापिस नहीं होगी तथा ऐसी कोई भी राशि इस भाग के खंड 7- क ( ख ) में परिभाषित अनुसार 
अनुसंधान तथा विकास अथवा प्रतिदर्शन अथवा शिल्प कार्य के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली एक प्रसंस्करण मशीन की स्थापना के लिए 
किसी सूचना ज्ञापन के मामले में भुगतान योग्य नहीं होगी । 
( 5 ) सूचना ज्ञापन प्राप्त होने पर वस्त्र आयुक्त प्रपत्र - 2 में 30 दिन के भीतर एक पावती जारी करेगा । 
7.ग. पंजीकरण : 
( 1 ) खंड ाक ( स ) के अंतगर्त सूचना ज्ञापन देने के पश्चात, प्रसंस्करण एकक को प्रपत्र - 4 में पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करके , 
प्रपत्र - 2 में एक पावती के जारी करने की तारीख से दस माह की अवधि के भीतर वस्त्र आयुक्त के पास अपना नाम पंजीकृत कराना होगा । 


( 2 ) प्रसंस्करण मशीनें : एक वस्त्र प्रसंस्करण एकक के पंजीकरण के समय प्रसंस्करणकर्ता ( प्रोफेसर ) को एकक में स्थापित प्रसंस्करण 
मशीनों के ब्यौरे देने होंगे । एक प्रसंस्करण एकक में वस्त्र प्रसंस्करण करने के विभिन्न स्तरों के लिए संस्तुत आवश्यक मशीनों को समय - समय 
पर वस्त्र आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाएगा । प्रसंस्करणकर्ता को प्रस्तावित अधिकतम प्रसंस्करण क्षमता के अनुपातिक आवश्यक तथा 
अनिवार्य प्रसंस्करण मशीनें स्थापित करना अपेक्षित होगा । 
( 3 ) गुणवत्ता नियंत्रण उपाय : एक वस्त्र प्रसंस्करण एकक के पंजीकरण के समय, प्रसंस्करणकर्ताको एकक में स्थापित गुणवसा नियंत्रण 
उपकरण के ब्यौरे देने होंगे । एक प्रसंस्करण एकक में वस्त्र प्रसंस्करण के विभिन्न स्तरों पर संस्तुत आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण उपाय समय 
समय पर वस्त्र आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे । प्रसंस्करणकर्ता को आवश्यक तथा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण स्थापित करना 
अपेक्षित होगा । . 
( 4 ) प्रदूषण नियंत्रण उपाय : प्रत्येक .प्रसंस्करण एकक प्रसंस्करण के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण उपाय कायम रखेगा । 
प्रसंस्करणकर्ता सूचना ज्ञापन देने के समय स्थापित प्रदूषण नियंत्रण उपायों के संबंध में पूर्ण सुचना देगा । छूट प्राप्त प्रसंस्करण एककों के मामले 
में , ऐसे एककों को प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित माना जाता है । 
जल प्रदूषण: प्रसंस्करण एककों को अनिवार्यतः अपेक्षित क्षमता का एक प्रदूषण निरूपण संयंत्र स्थापित करना होगा ताकि पर्यावरण 
( संरक्षण ) नियम , 1986 के उपबधों को पूरा किया जा सके तथा साथ ही इस संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकता भी पूरी करे । 
वायु प्रदूषण: प्रसंस्करण एककों को अनिवार्यता वायु ( संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण ) नियम , 1982 तथा वायु ( संरक्षण तथा नियंत्रण प्रदूषण ) 
( केन्द्र शासित क्षेत्र), नियम, 1983 के अनुसार पर्याप्त कदम उठाने होंगे । तथा सरकार द्वारा निधारित सभी अन्य आवश्यकताएं पूरी करनी 
होंगी । 


[ भाग II - - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 . घ 


( 5 ) पंजीकरण के समय प्रसंस्करण एकक को प्रयुक्त की जा रही प्रसंस्करण प्रक्रियाओं तथा रंगों एवं रसायनों की सूची के ब्यौरे देने होंगे । 
पंजीकृत प्रसंस्करण एकक समय - समय पर वस्त्र आयुक्त द्वारा अधिसूचित अनुसार किसी भी गैर - पारिस्थितिकी- अनुकूल रंजकों एवं रसायनों 
का प्रयोग नहीं करेगा । जहां कहीं अवशिष्ट रसायनों की मात्राओं पर सीमाएं दी गई हैं , उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा । 
( 6 ) प्रपत्र - 4 में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर वस्त्र आयुक्त प्रपत्र - 5 में एक पंजीकरण प्रमाण - पत्र जारी कर 

सकता है । 
कुछ निश्चित मशीनों की बिक्री , निपटान अथवा स्थान में परिवर्तन संबंधी सूचना । 

प्रत्येक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को किसी स्थापित विधुतचालित प्रसंस्करण मशीनों की बिक्री करता है अथवा अन्यथा निपटान करता 
है अथवा इनमें से किसी भी मशीन के स्थान में परिवर्तन करता है, तथा वह व्यक्ति, जिसे ऐसी मशीन की बिक्री अथवा अन्यथा निपटान किया 
गया है ऐसी बिक्री अथवा निपटान अथवा स्थान में परिवर्तन की तारीख के 30 दिन के भीतर वस्त्र आयुक्त को ऐसी बिक्री अथवा निपटान 
अथवा स्थान में परिवर्तन , जो भी हो , के विषय में सूचित करेगा । 

बशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी एक छूट प्राप्त प्रसंस्करण एकक के मामले में लागू नहीं होगा । " 
( ख ) खंड 10 के पश्चात, निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात् 
" 10. क प्रसंस्करण एकक में मामले में वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्देश ; --- 
( 1 ) वस्त्र आयुक्त समय - समय पर सामान्यत : निम्नलिखित के संबंध में किसी प्रसंस्करणकर्ता अथवा प्रसंस्करणकर्ताओं के वर्ग अथवा 

प्रसंस्करणकर्ता को लिखित निर्देश जारी कर सकता है; 
( क ) कपड़े, यार्न अथवा अन्य वस्त्र उत्पादों, ऐसे वर्ग ( वर्गों ) अथवा विनिर्देशन (विनिर्देशनों ) जिसका प्रत्येक प्रसंस्करणकर्ता अथवा प्रसंस्करणकर्ताओं 

का वर्ग अथवा सामान्यतः प्रसंस्करणकर्ता प्रसंस्करण नहीं करेंगे । 
( ख ) कपड़े, यार्न अथवा अन्य वस्त्र उत्पादों की अधिकतम या न्यूनतम मात्रा जिसका ऐसे प्रसंस्करणकर्ता अथवा प्रसंस्करणकर्ताओं के वर्ग अथवा 

सामान्यतः प्रसंस्करणकर्ता को ऐसी अवधि के दौरान प्रसंस्करण करना होगा जैसा कि निर्देश में विनिर्दिष्ट किया गया हो । 
( ग ) किसी समूह तथा किसी वर्ग के प्रसंस्करण एकक द्वारा अधिकतम/ न्यूनतम उत्पादन अथवा प्रसंस्कृत कपड़े, यार्न अथवा अन्य वस्त्र उतपादों के 

विनिर्देशन ; अथवा 
( घ ) जिन सिद्धांतों पर तथा जिस तरीके से उक्त आदेश के भाग - III में दिए गए मानदंड तथा विनिर्देशन की शर्त पर एक प्रसंस्करणकर्ता द्वारा ऐसा 

न्यूनतम / अधिकतम उत्पादन निर्धारित किया जाएगा सथा बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत कोई दिशा -निर्देश जारी करते समय यस्त्र आयुक्त 
निम्नलिखित का ध्यान रखेगा : 
( 1 ) कपड़े, यार्न अथवा अन्य वस्त्र उत्पादों की मांग ; 
( 2 ) सामान्य जनता की आवश्यकताएं 
( 3 ) ऐसे कपड़े, यार्न अथवा अन्य वस्त्र उत्पादों के लिए उद्योग की विशेष आवश्यकताएं; 
( 4 ) प्रसंस्करणकर्ताओं अथवा प्रसंस्करणकताओं के वर्ग अथवा सामान्यतः प्रसंस्करणकर्ताओं की कपड़े , यार्न अथवा अन्य वस्त्र उत्पादों 

के विभिन्न चित्रणों अथ्वा विनिर्देशन को पैक करने की क्षमता; तथा 
(5 ) आम जनता को कपड़ा, यार्न तथा अन्य वस्त्र उत्पादों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता । 
( 2 ) उपखंड ( 1 ) के अन्तर्गत निर्देश जारी करते समय, वस्त्र आयुक्त प्रावधान भी करे कि ऐसा निर्देश आम तौर पर निर्देश में निर्दिष्ट अवधि के 

दौरान प्रोसेसर्स ( प्रसंस्करणकर्ता ) या प्रोसेसर्स के वर्ग - समूह अथवा प्रोसेसर्स द्वारा संसाधित कपड़े, यान या अन्य उत्पादों की मात्रा के संबंध 

में होगा । 
( 3 ) उपखंड ( 1) के अधीन जहां कोई निर्देश जारी किया जाए, प्रोसेसर अथवा प्रोसेसर्स के वर्ग - समूह अथवा प्रसोसेर्स आमतौर से जिन पर लागू 

होता है, ऐसे निर्देशे का पालन करेंगे । 
( 4 ) किसी प्रसंस्करण अथवा प्रसंस्करण के वर्ग - समूह द्वारा जिस किसी भी विषय पर आवेदन किया गया हो अथवा अन्य तरह से वस्त्र आयुक्त 

संतुष्ट हों कि इस खंड के अधीन जारी किए गए किसी निर्देश के कारण किसी प्रसंस्करण अथवा प्रसंस्करण के वर्ग को अनुचित कठिनाई 
. उत्पन्न हुई हो, वे लिखित रूप में आदेश तथा तर्कों से निर्देश दे सकते हैं कि निर्देश लागू नहीं होगा अथवा. ऐसे प्रोसेसर्स अथवा प्रोसेसर्स के 

वर्ग- समूह पर लागू होगा जैसा कि कथित आदेश में ऐसे सुधार के अधीन निर्दिष्ट किया जाए । " 
( ग ) खंड 15 को समाप्त किया आएगा । 
( घ ) खंड 25 के बाद, निमनलिखित खंड को सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् : 

" खंड 26 : गैर -पंजीकरण : 
( 1 ) निर्दिष्ट अवधि के भीतर , किसी प्रसोसेसिंग एकक के गैर - पंजीकरण की स्थिति में , वस्त्र आयुक्त ऐसे प्रसोसिंग एकक के निष्पादन के 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART JI _ - SEC . 3( ii) ] 


- 


- 


पुनर्मूल्यांकन के लिए आदेश दे सकते हैं तथा यदि उसे संतोषजनक अथवा मान्य क्षमता के नीचे पाया जाए तो एकक को बंद करने के आदेश 
दिये जा सकते हैं जब तक कि ऐसे दोषी एकक गैर -पंजीकरण के लिए पर्याप्त कारण न दें / अथवा सम उत्पादन के नीचे हों । वस्त्र आयुक्त ऐसी 
शर्तों यथा जुर्माना अथवा अन्य तरह से पुनर्विचार पर पंजीकरण की अवधि बढ़ा सकते हैं । तथापि , इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि विस्तार के 

आदेश की तारीख से 4 सप्ताह से अधिक नहीं होगी । 
( 2 ) यदि कोई प्रसोसेसिंग एकक , एक छूट प्राप्त प्रोसेसिंग एकक न होने पर , भाग III क के खंड 7 क ( छ ) के अधीन आवश्यक सूचना ज्ञापन 

को बिना दाखिल किए स्थापित किया जाता है , तो इसे एक अनाधिकृत एकक समझा जाएगा । 

वस्त्र आयुकत ऐसे किसी अनाधिकृत प्रोसेसिंग एकक के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेंगे । "; 
( ङ) फार्म 1 में , शब्द, कोष्ठक एवं अकों " ( खंड 4, 6, 15, 16 तथा 17) " के बदले शब्द, कोष्ठक तथा अंकों " ( खंड 4, 6, 7ख, 16 तथा 17 ) " 

को स्थापन्न किया जाएगा । 
( च ) फार्म 2 में, शब्द, कोष्ठक एवं अंकों "( खंड 4, ( 4)/6 ( 4) ) ", के बदले शब्द, कोष्ठक तथा अंकों " ( खंड 4 ( 4), 6 ( 4 ) तथा 7ख ( 5) " 
को स्थापन्न किया जाएगा । 

. [ फा . सं. 20/ 63 / 95 /ए एंड एमएमटी ] 

विनोद मल्होत्रा, संयुक्त सचिव 


फार्म - 4 
प्रोसेसिंग एककों के पंजीकरण हेतु आवेदन 

[ खंड 77 ( 1 ) ] 
आवेदन दो प्रतियों में वस्त्र आयुक्त, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, एन सी जी ओ भवन, 48, नयी मेरिन लाइन्स , मुंबई - 400020 भेजा जाना 


चाहिए । 


केवल कार्यालय प्रयोग के लिए 
आवेदन सं . 

दिनांक : 
1. आवेदक / आवेदक उपक्रम का पूरा नाम तथा पता ( बड़े अक्षरों में ) 
नाम : -- - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - 
पता: -- --- - - ---- -- ----- - - --- ------ ----- - -- - -- - -- -- - - - -- - -- -- ------ - - - - -- - - - - -- - - -- - - - ------ ------ --- -- --- -- 

- - -- -- --- - - - - - - -- - -- - --- - - - --- -- --- -- ---- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - ------- - 
दूरभाष सं. ---- - --- - - -- - - - 
टेलेक्स सं. - - - - - --- -- - 

फैक्स सं. - - -- - - 
2. आवेदक की स्थिति : 

( कृपया उपर्युक्त खाने में सही का निशान लगाएं ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - - - - 


- 


- 


1. केन्द्रीय सरकार उपक्रम 
3. राज्य औद्योगिक विकास/निवेश निगम 
5 . संयुक्त क्षेत्र उपक्रम 


2. राज्य सरकार उपक्रम 
4 . सहकारी उपक्रम 
6 . निजी क्षेत्र । 


साझेदारी 


सार्वजनिक 
लि . निगम 


निजी लि . 
निगम 


7 . 


व्यक्तिगत स्वामित्वाधीन कम्पनी - - - - 


[ भाग II - खण्ड 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3. स्थापित प्रोसेसिंग मशीनों का विवरण : 

स्थापित गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों का 
विवरण : 
प्रदूषण नियंत्रण उपायों के संबंध में पूर्ण 

सूचना : 
( क ) क्या आवश्यक क्षमता का जल प्रदूषण निरूपण संयंत्र सथापित किया है अथवा नहीं ? 

यदि हां , तो 
( ख ) उसका विवरण । 
क्या वायु ( संरक्षण तथा नियंत्रण प्रदूषणनियम , 1982 ) के प्रावधानों के अनुरूप समुचित कदम उठाए गए हैं ? 
प्रसंस्करण प्रक्रिया तथा प्रयोग किए जा रहे रंजकों एवं रसायनों की सूची का विवरण : 
क्या किसी गैर - पारिस्थितिकी रंजकों एवं रसायनों का प्रयोग किया जाता है या नहीं ? हां 
पिछले 6 महीनों से उत्पादन : 

कि . ग्रा . में 

मीट्रिक टन में 
(विस्तार में सभी प्रक्रिया को बताएं ) 

घोषणा 
11. मैं / हम एतद्वारा घोषण करते हैं कि उपर्युक्त कथन मेरी/ हमारी जानकारी तथा विश्वास से सत्य एवं सही हैं तथा मैं / हम समझते हैं कि इसमें 
दी गयी कोई भी सूचना बाद में असत्य/ झूठी पायी जाए तो पंजीकरण को रद किया जा सकता है । 
स्थान : 

आवेदक के हस्ताक्षर 
दिनांक : 

नाम ( बड़े अक्षरों में ) 
पदनाम : 


प्रपत्र - 5 
पंजीकरण प्रमाण पत्र 
[ खंड 7 ग ( ख ) ] 

भारत सरकार 

वस्त्र मंत्रालय 
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय 
पोस्ट बैग नं. - 11500 मुंबई - 20 

दिनांक : 
भैसर्स 

विषय : - वस्त्र (विकास तथा विनियमन ) आदेश, 1993 के खंड 7 ख ( 1 ) के अनुरूप पंजीकरण प्रमाण - पत्र । 

संदर्भ : -- आपका पत्र दिनांक -- --- -- - -- - 
महोदय , 

आपके उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में , इस कार्यालय से आपके एकक/ उपक्रक के पंजीकरण के लिए आवेदन अग्रेषित करते हुए, मुझे आपको 
सूचित करना है कि आपके एकक को वस्त्र ( विकास एवं विनियमन ) आदेश , 1993 के खंड 7 ग ( 1 ) में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इस 
कार्यालय में पंजीकृत कर लिया गया है : 

( क ) प्रोसेसिंग एकक का स्थान : 
( ख ) श्रेणी : 
( ग ) वर्ग : 
( घ ) क्षमता : 
आपको पंजीकरण सं. - - . 

-- - - - -- दिनांक - - - - - - - -- - -...-. आबंटित किया गया है । 
97- 2017 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 11 - SEC. 3(ii)] 


- 


- 


2. इस संबंध में , कृपया ध्यान रखें कि इस कार्यालय में आपके आवेदन के पंजीकरण का तथ्य आवश्यक रूप से सरकार द्वारा 
अथवा पंजीकरण के लिए आपके सूचना ज्ञापन/ आवेदन पत्र में आपके द्वारा वर्णित किसी तथ्य को संस्थापित नहीं करता है । इसके अतिरिक्त, पंजीकरण का 
अर्थ सरकार की ओर से पूंजीगत उपकरण अथवा कच्ची सामग्री के लिए आपके द्वारा अपेक्षित विदेशी मुद्रा देना या कोई अन्य सहायता देना नहीं होगा । 
3. . यह पंजीकरण पत्र इस पत्र के जारी होने से 24 महीनों तक वैध है जिसे वस्त्र ( विकास तथा विनियमन ) आदेश, 1993 में निर्दिष्ट शर्तों तथा इस 
संबंध में समय - समय पर वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी संगत अधिसूचना को संतुष्ट करने पर नवीकरण किया जा सकेगा । 
4. यह पंजीकरण इस शर्त के अधीन है कि आप वस्त्र (विकास तथा विनियमन ) आदेश, 1993 तथा इसके संशोधनों तथा वस्त्र आयुक्त द्वारा समय 
समय पर जारी अधिसूचनाओं के व्यवस्थाओं का पालन करेंगे । 
5. यह पंजीकरण इस शर्त के भी अधीन है कि आप राज्य प्रदूषण बोर्ड तथा अन्य संबद्ध प्राधिकरणों से आवश्यक कोई अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करेंगे 
तथा, राज्य सरकार / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संतुष्टि के अनुसार वायु , जल तथा मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए उचित कदम उठाएंगे । 

भवदीय , 


| 


- पत्र 


प्रतिलिपि प्रेषित : - - 
1. वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय । 
2. उधोग के निदेशक 
- - - - - - सरकार 

MINISTRY OF TEXTILES 

ORDER 

New Delhi, the 13th January , 1997 
S. O . 36 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act , 1955 (10 of 1955 ), 
the Central Governmenthereby makes the following order to further amend the Textiles (Development and Regulation ) Order, 
1993, namely: -- 


1. (i) Tliis order may be called the Textiles (Development and Regulation ) ( Amendment) Order, 1997. 

( ii) It shall come into force on the date of its publication in the OfficialGazette . 
2 . In the Textiles ( Development and Regulation ) Order , 1993, -- 
(A ) After Part III, the following part shall be inserted namely :--- 

"PARTIJI- A 
7A. Definitions -~-In this part, unless the context otherwise requires--- 
3 . (a ) " Dyes and Chemicals " means different types of dyes and chemicals used for processing of fabric /yarn as may 

be notified by the Textile Commissioner from timeto time. 
(b ) " Exempted Processing Unit " means any unit under this part which undertakos research and development or 

sampling or artisan work , not exceeding daily output as listed below : 

(i) Processing less than 15,000 kg/month of cotton , rayon or their blended woven fabrics. 
(ii) Processing less than 6 ,000 kg/month of cotton , rayon or their blended knitted fabrics. 
(iii ) Processing less than 6, 000 kg/ month of cotton, rayon and nylon yarns . 
( iv ) Processing less than 750 kg/month of silk and / or wool yarns. 

( v) Any processing unit processing less than 3000 kg/ month of mixed material not covered above . 
(c ) " Non -eco- friendly dyes and chemicals" means the dyes and chemicals as notified by the Textile Commissioner 

from time to time . 
" Output" means the maximum output of the various types of processing units as may be notified by Textile 

Commissioner from time to time. 
(e ) " Processing" means different types of processing, finishing , etc . asmay be notified by the Textile Commissioner 

from timeto time. 
" Processing Machines" means themachines which are notified by the Textile Commissioner from time to time. 
" Processing Unit " means a unit carrying out ancillary processes subsequent to the production of cloth or yarn , or 
on fibres , such as sizing, singeing , scouring , degumming , bleaching ,mercerising , dyeing, printing , raising , 
embossing or finishing on any equipment. 


[ YTT II --Ug 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


PROCESSING UNIT 
79 Filing of Information Memorandum on installation ofProcessing Unit : 

(1) Every person on installing a Textile Processing Unit,whether Iland Processing or Mechanised Processing Unit , 

subject to the provisions of any central or state Law , shall file an Information Memorandum in Form I to the 
Textile Commissioner,Mumbai, indicating also the category and the class in terms of the " output" as notified by 
the Textile Commissioner from timeto time, in which the unit fails : 

Provided that nothing contained in this sub -clause shall apply in the case of exempted processing units 
defined in clause 7A (b ) of thiş Part. 
(2 ) The Information Memorandum shall be filed within 30 days of installation of the aforesaid processing unit, to the 

Textile Commissioner, Mumbai. 
(3 ) The Information Memorandum shall be accompained by a Bank demand draft for Rs. 1, 000/ - (Rupees One 

thousand only ) payable at Mumbai in favour of the Textile Commissioner. 
( 4 ) The amount so paid shall be non -refundable and no such amount shall be payable in the case of an Information 

Memorandum for the installation of a processing machine to be used for the purpose of research and develop 

ment or sampling or artisan work as defined in clause 7 A (b ) of this part. 
(5 ) On receipt of the Infomation Memorandumn , the Textile Commissioner shall issue an acknowledgement in form 

2 , within 30 days . 
7C Registration : 

(1 ) After the filing of an Information Memorandum under clause 7 A ( g ), the Processing Unit shall register its naine 

with the Textile Commissioner, within a period of ten months from the date of issuance of an acknowledgement 

in Form 2, by furnishing an application for registration in Form 4 . 
(2 ) Processing Machinery : At the timeofregistration of a Textile Processing Unit , the processor shall give details 

of processing inachinery installed in the unit. The essentialmachinery recommended for various stages of textile 
processing in a processing unit will be notified by the Textile Commissioner from time to time. The processor is 
required to install the essential and necessary processingmachinery commensurate with the proposed maximum 

processing capacity. 
(3 ) Quality ControlMeasures : At the time of registration of a Textile Processing unit, the processor shall give 

details of quality control equipment installed in the unit . The essential quality controlmeasures recommended at 
various stages of textile processing in a processing unit will be notified by the Textile Commissioner from time 

to time, the processor is required to install the essential and necessary quality control equipment. 
(4 ) Pollution Control Measures : Every processing unit shall maintain pollution controlmeasures ossential at 

various stages of processing . The processor shall give complete information in respectof the pollution control 
measures installed at the timeof filing Information Memorandum . In the case of exempted processing units, such 
units are deemed to have installed essential pollution controlmeasures . 
Water Pollution : The processing unitmust install a pollution treatment plant of required capacity so as to meet 
the provisions of the Environment (Protection ) Rules, 1986 and also should meet the requirement as set by the 
local government in this respect . 
Air Pollution : The processing unit must take adequate steps to copform to the provisions of the air (Prevention 
and Control Pollution ) Rules , 1982 and the Air ( Prevention and Control Pollution ) (Union Territories ) Rules, 

1983, and also meet, all other requirements as set by the local government in this respect. 
(5 ) The processing unit at the time of registration shall provide details of the processing procedure and the list of 

dyes and chemicals being used , the registered processing unit will not use any of the non - eco -friendly dyes and 
chemicals as notified by the Textile Commissioner from time to time. Wherever limits on the quantities of the 

residual chemicals , etc . are given , they will be stricktly adhered to . 
(6 ) On receipt of the application for registration in Form - 4 , the Textile Commissioner may within 60 days thereof 

issue a Registration Certificate in Form 5 . 
7D Information regarding sale, disposalor change in location of certain machines :-- - 

Every person who sells or otherwise disposes of any installed power processing machines to any persons or 
changes the location of any of these machines, and the person to whom any such machine has been sold or 
otherwise disposed of, shall inform the Textile Commissioner about such sale or disposal or change in the 
location , as the case may be within 30 days from the date of such sale or disposal or change in location . 
Provided that nothing contained in this clause shall apply in the case of an exempted processing unit." 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Src . 3( 11 ) 


( B ) After clause 10 , the following clause shall be inserted , namely : 

" 10A : Directions by the Textile Commissioner in the case of Processing Unit : 
(1) The Textile Commissioner , may, from time to time, issue diroctions in writing , to any processor or class of 

processors or processors generally regarding ; 
(a ) the class (es) or specification (s) of cloth , yarn or other textile products which cach processor or class of proces 

sors or processors generally shall or shall not process. 
(b ) the maximum or minimum quantity of cloth , yarn or other textile products which such processor or class of 

processors or processors generally shall process during such period as may be specified in the direction . 
(c) themaximum /minimum output by a Processing Unit of any category and any class or specification of cloth , yarn 

or other textile products processed; or 
(d ) the principles on which and the manner in which such maximum /minimum outputmay be determined by a 

processor subject to the criteria and specifications given in Part III A of the said order and provided that in 
issuing any direction under this clause the Textile Commissioner shall have regard to : 
(i) the demand for cloth , yarn or other textile products; 
( ii ) the needs of the general public ; 
(iii ) the special requirements of the industry for such cloth , yarn or other textile products ; 
(iv ) the capacity of the processor or class of processors or processors generally to process or pack different 

descriptions or specifications of cloth , yam or other textile products , and 

(v ) the necessity to make available to the general public cloth , yarn or other textile products, 
(2 ) While issuing any direction under sub -clause (1), the Textile Commissioner may also provide that such direction 

shall be with reference to the quantity of cloth , yarn or other textilo products processed by the processor or class 

ofprocessors or processors generally during the period specified in the direction . 
(3 ) Where any direction is issued under sub -clause ( 1), the processor or class of processors or processors generally 

to whom the directions, apply, shall comply with such directions. . 
(4 ) whereon an application made by any processor or class of processors or otherwise the Textile Commissioner is 

satisfied that any direction issued by him under this clause /causes undue hardship or difficulty to any processor 
or class of processors, he may ; by order and for reasons to be recorded in writing, direct that the directions shall 
not apply or shall apply to such processor or class of processors, subject to such modifications as may be speci 
fied in the said order." : 

Clause 15 shall be deleted ; 
(D ) after clause 25 , the following clause will be inserted , namely : 

" clauso 26 : Non - registration : 
( 1) In the case of non -registration of a processing unit within the stipulated period , the Textile Commissioner may 

order for re -appraisal of the perfomance of such processing unit and if the same is found to be not satisfactory 
or below the approved capacity , such unit may be ordered to be closed down, unless such defaulter assigns 
sufficient cause for non -registration and /or below par output. The Textile Commissionermay on a reconsidera 
tion on such termsas fine or otherwise ; extend the period for registration . However, such an extended period 

shall not exceed 4 weoks from the date of order of extension . 
( 2 ) In case a processing unit, not being an exempted Processing Unit , is installed without filing of luformation 

Memorandum required under clause 7A (8 ) of Part III A , it shall be deemed to be an unauthorised unit. 

Textile Commissioner shall initiate proceodings against such an unauthorised processing unit." ; 
( E ) In Form I, for the words, brackets and figures " (clause 4 , 6, 15 , 16 & 17)", the words, brackets and figures 

" ( clauses 4 , 6 , 7B , 16 & 17 )" shall be substituted ; 
(F ) in Form 2 , for the words, brackets and figuros " [clause 4 (4 )/6 (4 ))", the words, brackets and figures " (clauses 4 

(4 ), 6 ( 4 ) and 7B (5 ) ]" shall be substituted . 


[File No. 20 /63/95 - A & MMT] 
VINOD MALHOTRA , Jt. Secy. 


[ 47711 - T 


3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Irumu 


FORM 4 
APPLICATION FOR REGISTRATION OF PROCESSING UNITS 

[ CLAUSE 7C ( 1 ) ] 
The application should be submitted to the Textile Commissioner, Office of the Textile Commissioner, New C .G . O . 
Building , 48, New Marine Lines,Mumbai -400 020 , in duplicate . 


FOR OFFICE USE ONLY 
Application No. 

Date 
NAME & ADDRESS OF THE APPLICANT/APPLICANT UNDERTAKING 
IN FULL ( IN BLOCK LETTERS) 
Name : 
Address : - - 


- Fax No. 


Tel. No. : 
Telex No .:- - - - 
STATUS OF THE APPLICANT : 
( Please tick mark the appropriate box ) 
1. Contral govt. Undertaking 


2 . State Govt. Undertaking 


3 . 


4 . Co .- op . Undertaking 


State Indl. Development/ 

Investment Corporation 
5 . Joint Sector Undertaking 


6 . Private Sector 

Pub . Ltd . Co. 


Pvt. Ltd . Co . 


Partnership 


- 


malaman ang 


- 


7 . 


- - 


Individual Proprietory 
concern 


mga 


- - 


III . 


DETAILS OF PROCESSING MACHINERY INSTALLED : 
DETAILS OF QUALITY CONTROL EQUIPMENTS INSTALLED : 
COMPLETE INFORMATION IN RESPECT OF POLLUTION CONTROL MEASURES ; 


(a ) WHETHER WATER POLUTION TREATMENT PLANT OF REQUIRED CAPACITY IS INSTALLED OR NOT 

IF YES , 
(b ) DETAILS THEREOF . 
VII. WIETHER ADEQUATE STEPS HAVE BEEN TAKEN TO CONFORM TO THE PROVISIONS OF THE AIR (PRE 

VENTION & CONTROL POLLUTION RULES, 1982) ? 
VIIT . 

DETAILS OF THE PROCESSING PROCEDURE AND THE LIST OF DYES & CHEMICALS BEING USED : 
IX . WHETHER ANY OF THE NON -ECO -FRINEDLY DYES & CHEMICALS ARE USED OR NOT ? YES NO 
X . PRODUCTION FOR THE LAST 6 MONTHS (INDICATE ALL PROCESS IN DETAIL ) : 

In kgs. In mts, 


XI. 


DECLARATION 
I/We hereby declare that the, above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/ 
we understand that the registration is liable to be revoked if any of the information furnished herein is later found to 
be incorrect/ false . 


Signature of the Applicant 


Place : 
Date : 


45 142 , 


Name ( in capital letters) 


Designation 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II.. Sec . 3 ( ii) ] 


11 . 11 


FORM 5 


REGISTRATION CERTIFICATE 

[ Clause 7C (b ) ] 
GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF TEXTILES 
OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER 
POST BAG NO . 11500 :MUMBAI-20 

Dated : 


NO . 
M /s. 


Sub : Registration certificate in terms of clause 7B (1 ) of the Textiles ( Development and Regulation ) Order, 1993. 
Ref : Your letter dt.- - - 


Gentlemen , 

With refronce to your letter cited above, forwarding an application for the registration of your unit /undertaking , with 
this office, I am to inform you that your unit has been registered with this office in terms of clause 7B (1) of the textiles 
(Development and Regulation ) Order, 1993 as per the particulars indicated below :- - 

A . location of the processing unit : 
B . Category 
C . Class 
D . Capacity 
You have been allotted the registration No. - - -- 

- dated 
2 . In this connection , kindly note that the fact of registration of your application in this office does not necessarily consti 
tute acceptance or recognition by the Government or any of the facts stated by you in your Information Memorandum / Appli 
cation for Registration . Further , the registration will not imply any commitment whatsoever on the part of the Government to 
provide the foreign exchange required by you for the import of capital equipment or raw materials or to provide any other 
assistance . 
3 . This registration letter is valid for 24 months from the date of issue of this letter which will be renewed thereupon after 
satisfying the conditions stipulated in the textiles (Development and Regulation ) Order, 1993 and the relevant notifications 
issued by the Textile Commissioner, in this regard , from time to time. 
4 . This registration is subject to the condition that you will abide by all the provisions of the Textiles (Development and 
Regulation ) Order, 1993 and its amendments and the notifications issued by the Textile Commissioner, from time to time. 
5 . This registration is also subject to the condition that you will obtain necessary N .O .C . from the state Pollution board and 
other concerned authorities and take adequate steps to the satisfaction of the State Government/ state Pollution control board , to 
prevent air , water and soil pollution . 

Yours faithfully, 


Copy to : 

1 . Regional Office of the 

Textile Commissioner 
2 . Director of industries , 

Govt. of... 


LTTILILLLLLLLLL 


9761/ 97 - 2 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 


